इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


शा 


MAHAG 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 141 ] 


भोपाल , सोमवार , दिनांक 23 मार्च 2020 - चैत्र 3, शक 1942 


कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल 


राजभवन, भोपाल , दिनांक 23 मार्च 2020 


क्र . 96 - पीएसजी - आरएमपी- 2020. - मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने श्री शिवराज सिंह चौहान को मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त 
किया है और सोमवार दिनांक 23 मार्च, 2020 को रात्रि 9.00 बजे उन्हें मुख्यमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई गई . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

मनोहर दुबे, राज्यपाल के सचिव. 


281 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2020 . 


